निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 598 ) 


___ 10 पौष 1930 ( AO ) 
पटना, बुधवार 31 दिसम्बर 2008 


सं० 3ए- वे0पु0- 01/ 08 -11151वि.( 2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 

31 दिसम्बर 2008 
विषय : वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3ए - वे0पु0 -01 / 08- 10932 / वि (2 ), दिनांक 24 दिसम्बर, 08 में संशोधन के संबंध में । 

उपर्युक्त संकल्प में अंशतः संशोधन करते हुए यह प्रतिस्थापित किया जाता है कि - 
( 1) विषय में “ राज्य कर्मियों " के स्थान पर “ राज्य सरकार के कर्मियों ” पढ़ा जाए । 
(2) यह संकल्प शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं से आच्छादित न्यायिक सेवा के सदस्यों, उच्च न्यायालय, पटना/व्यवहार 

न्यायालयों के कर्मियों तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। 
बिहार विधान सभा / परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त बकाया वेतन का औपबंधिक भुगतान / अध्यक्ष , 

बिहार विधान सभा / सभापति , बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से किया जा सकेगा। 
( 4) इसके लिए अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी । 

उपर्युक्त पूर्व निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
आदेश : आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक हजार मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग 
को उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूनीश चावला, 
अपर वित्त आयुक्त। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 598 -571 + 1000 -डी०टी०पी० । 


